निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 


( सं ० पटना 537 ) 


पटना , बुधवार , 23 जून 2021 


बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


अधिसूचना 

22 जून 2021 
सं ० 04 - विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम संख्या 39 ) की धारा -22 ख के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 28 जिलों अररिया , औरंगाबाद , बाँका , बेगूसराय , पश्चिम चम्पारण , 
( बेतिया ) , कैमूर ( भभुआ ) , भोजपुर ( आरा ) , बक्सर , गोपालगंज , वैशाली ( हाजीपुर ) , जमुई , जहानाबाद , कटिहार , खगड़िया , 
किशनगंज , लखीसराय , मधेपुरा , मधुबनी , मोतिहारी , नालन्दा ( बिहारशरीफ ) , नवादा , रोहतास ( सासाराम ) , समस्तीपुर , 
शेखपुरा , शिवहर , सीतामढ़ी , सिवान एवं सुपौल में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 की धारा -22 क ( समय - समय 
पर यथा संशोधित ) में वर्णित जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत का गठन किया जाता है । 
स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता उस जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र पर होगी । 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से , 

बलराम दूबे , 
सदस्य सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 537-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


